रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


GOIN 


-:-. 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 20 , 2017 / पौष 30 , 1938 
___ NEW DELHI , FRIDAY, JANUARY 20, 2017/ PAUSA 30, 1938 


सं . 57 ] 
No. 57 ] 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017 
सा. का .नि . 64( अ). - केन्द्रीय सरकार , भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35 ) की धारा 156 की 
उप - धारा ( 2) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पैरा चिकित्सीय काडर 
( समूह अ , ब एवं ग पद ) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा कर्मचारी बंद ( समूह अ , ब एवं ग 

पद ) भर्ती ( संशोधन) नियम, 2016 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सा कर्मचारीवृंद ( समूह अ , ब एवं ग पद) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची 


में : 


( क ) क्रम संख्या 3 के सामने उप -निरीक्षक ( स्टाफ नर्स ) के पद से संबंधित स्तम्भ 8 में पैरा 6 के अधीन , " शारीरिक 
दक्षता परीक्षण , लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हित होना चाहिए" शब्दों के स्थान पर " शारीरिक दक्षता परीक्षण और 
लिखित परीक्षा में अर्हित अवश्य होना चाहिए " शब्द रखे जाएंगे । 
( ख ) क्रम संख्या 5 के सामने सहायक उप - निरीक्षक (भेशजज्ञ ) के पद से संबंधित स्तम्भ 8 में पैरा 6 के अधीन , 
" शारीरिक दक्षता परीक्षण , लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हित होना चाहिए " शब्दों के स्थान पर " शारीरिक दक्षता 
परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हित अवश्य होना चाहिए " शब्द रखे जाएंगे । 
( ग) क्रम संख्या 7 के सामने, सहायक उप -निरीक्षक ( विकिरण चित्रकार) से संबंधित स्तम्भ 8 में पैरा 5 के अधीन , 
" शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हित होना चाहिए", शब्दों के स्थान पर " शारीरिक दक्षता 
परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हित अवश्य होना चाहिए" शब्द रखे जाएंगे । 
( घ ) क्रम संख्या 9 के सामने , सहायक उप - निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीकी ) से संबंधित स्तम्भ 8 में पैरा 6 के अधीन , 
" शारीरिक दक्षता परीक्षण , लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हित होना चाहिए ", शब्दों के स्थान पर " शारीरिक दक्षता 
परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हित अवश्य होना चाहिए " शब्द रखे जाएंगे । 

[ फा . सं. 1 -11013 / 01 / 2016 - एम एस ] 

आर. बी . एस. नेगी, उप - सचिव 
टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण सा. का. नि . 593 ( अ) द्वारा तारीख 9 जुलाई, 2010 को प्रकाशित किए गए थे । 


363 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th January, 2017 
G .S . R . 64 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of Sub section ( 2) of 
section 156 of the Indo - Tibetan Border Police Force Act, 1992 (350f 1992 ), the Central 
Government hereby makes the following rules to amend the Indo - Tibetan Border Police Force , 
Para Medical Cadre, (Group ‘ A ’, ‘ B & C Posts) Recruitment Rules, 2010, namely : 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Indo - Tibetan Border Police Force , Para Medical Cadre , 
(Group ‘ A ’, ‘ B & C Posts) Recruitment Amendment Rules, 2016 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette . 
2 . In the schedule to the Indo - Tibetan Border Police Force , Para Medical Cadre , (Group ‘ A ’, 
B and C Posts ) Recruitment Rules, 2010 : 

the serial Number 3 relating to the post of Sub Inspector (Staff Nurse ) in the 
entries under column 8 in paragraph 6 , for the words “ written test and interview ” , the 
words “ Physical efficiency test and written test” shall be substituted . 
(b ) against the serial Number 5 relating to the post of Assistant Sub Inspector 
( Pharmacist) in the entries under column 8 in paragraph 6 , for the words “ written test and 
interview ” , the words “ Physical efficiency test and written test” shall be substituted . 
(c ) against the serial Number 7 relating to the post of Assistant Sub Inspector 
( Radiographer) in the entries under column 8 in paragraph 6 , for the words “ written test 
and interview ” , the words “ Physical efficiency test and written test" shall be substituted . 


( d ) against the serial Number 9 relating to the post of Assistant Sub Inspector 
(Laboratory Technician ) in the entries under column 8 in paragraph 6 , for the words 

interview ” , the words “ Physical efficiency test and written test” shall be 
substituted . 

[F . No . 1- 11013 /01/2016 -MS ] 

R . B . S . NEGI, Dy. Secy 
Note : The principal rules were published in the gazette of India, Extraordinary vide number 

G . S . R . 593 ( E ), dated the 9th July 2010 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 

Date: 2017 .02 .04 
KUMAR 

09:56 :08 + 05 30 


· ALOK 


Digital signed by 


